निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 41 


18 आश्विन 1940 ( श ० ) 
पटना, बुधवार, 

10 अक्तूबर 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , 

लॉ 

भाग -1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0 एस 0ई 0 , डीप O- इन 
एड 0 , एम 0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 

विधेयक । 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग-2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 17-17 


भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

18-18 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


19-21 


2 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

29 सितम्बर 2018 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 8577 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुये अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारियों का नाम / बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 


1 


3 


4 


1 . 


2 
श्रीमती गरिमा मलिक , 
भा 0 पु 0 से 0 (2006 ) 


वरीय पुलिस अधीक्षक , दरभंगा । 


समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस 10 , 
पटना, अतिरिक्त प्रभार- पुलिस 
अधीक्षक , निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , 
बिहार, पटना । 
वरीय पुलिस अधीक्षक , दरभंगा 


2. 


श्री मनोज कुमार , 


वरीय पुलिस अधीक्षक , 
मुजफ्फरपुर । 
पुलिस अधीक्षक , समस्तीपुर । 


3 . 


वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर । 


4 . 


पुलिस अधीक्षक , बेगूसराय । 


पुलिस अधीक्षक, भोजपुर । 


भा 0 पु 0 से0 ( 2008 ) 
श्रीमती हरप्रीत कौर , 
भा 0 पु0 से 0 (2009 ) 
श्री आदित्य कुमार 
भा 0 पु0 से0 (2011) 
श्री अवकाश कुमार, 
भा 0 पु0 से0 ( 2012 ) 
श्री दीपक रंजन, 
भा 0 पु 0 से 0 (2012 ) 


5 . 


पुलिस अधीक्षक, भोजपुर । 


पुलिस अधीक्षक , बेगूसराय । 


6 . 


पुलिस 


पुलिस अधीक्षक , समस्तीपुर । समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस 

10 , पटना, अतिरिक्त प्रभार - 

अधीक्षक , निगरानी 

अन्वेषण ब्यूरो , बिहार, पटना । 
सहायक पुलिस अधीक्षक, परीक्ष्यमान, । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
बेगूसराय । 

सदर, गोपालगंज । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


7 . 


श्री विनय तिवारी भा 0 पु0 से0 ( 2015 ) 


28 सितम्बर 2018 
सं0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 8541 -— भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुये अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० सं ० पदाधिकारियों का नाम / बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री पंकज सिन्हा 
भा 0 पु0 से 0 ( 2004 ) 


पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष 
शाखा, बिहार, पटना 


पुलिस 

उप 
महानिरीक्षक - सह - उप 
महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी 
एवं अग्निशमन सेवाएँ , बिहार, 
पटना 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


3 


2 


श्री धीरज कुमार, 


भा 0 पु0 से0 ( 2003) 


समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस 9, 
जमालपुर, अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा 

सह प्राचार्य, सिपाही प्रषिक्षण 
केन्द्र, सिमुलतल्ला 


समादेष्टा, बिहार सैन्य 
पुलिस -4, डुमराँव, अतिरिक्त 
प्रभार - समादेष्टा- सह - प्राचार्य, 
सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र 
डुमराँव, 

अतिरिक्त प्रभार 
औद्योगिक सुरक्षा बटालियन, 
प्रथम वाहिनी, डुमराँव 
समादेष्टा, बिहार सैन्य 
पुलिस -9, जमालपुर , अतिरिक्त 
प्रभार – समादेष्टा- सह – प्राचार्य, 
सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, 
सिमुलतल्ला 
प्राचार्य, सी 0 टी 0 एस 0, नाथनगर 


3 


श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2010) 


पुलिस अधीक्षक ( जी 0), विषेष शाखा , 
बिहार , पटना 


4 


श्रीमती स्वप्ना जी 0 मेसराम 
भा 0 पु0 से0 ( 2011) 


सहायक निदेशक , बिहार पुलिस 
अकादमी 
पुलिस अधीक्षक, बक्सर 


5 


श्री राकेश कुमार 


अधीक्षक , 


नगर, 


पुलिस 
मुजफ्फरपुर 
पुलिस अधीक्षक , बक्सर 


6 


पुलिस अधीक्षक , नगर, मुजफ्फरपुर 


7 


भा 0 पु 0 से 0 ( 2013) 
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, 
भा 0पु 0 से0 ( 2013) 
सुश्री लिपि सिंह , 
भा 0 पु0 से0 (2016) 
श्री अशोक मिश्रा 
भा 0 पु0 से0 ( 2016) 


सहायक पुलिस अधीक्षक, परीक्ष्यमान, 


अनुमंडल 
बाढ 


पुलिस पदाधिकारी, 


पटना 


8 


सहायक पुलिस अधीक्षक, परीक्ष्यमान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर 

दानापुर 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


13 अगस्त 2018 


सं 0 1 / सी01-01 / 2016, गृ.आ. - 7124 -अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवान्त लाभ) नियमावली, 1958 के 
नियम -16(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार द्वारा श्री अजय 
कुमार वर्मा, भा 0 पु0 से 0 (1985) को जनहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कराने एवं समयपूर्व सेवानिवृत्ति हेतु आवश्यक 
नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि के भुगतान का निर्णय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश 
सं0-30012/ 19/ 2016-IPS.II , दिनांक 18.07.2018 द्वारा संसूचित किया गया है । 

2. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अजय कुमार वर्मा, भा 0 पु0 से0 ( 1985), उप -निदेशक , नागरिक 
सुरक्षा, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है । 

श्री वर्मा को अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवान्त लाभ) नियमावली, 1958 के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में 
सेवान्त लाभ अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


13 अगस्त 2018 
सं 0 1 / सी01-01 / 2016, गृ.आ.-7125 - अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवान्त लाभ) नियमावली, 1958 के 
नियम -16(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार द्वारा श्री अमिताभ 
कुमार दास, भा 0 पु0 से 0 (1994 ) को जनहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कराने एवं समयपूर्व सेवानिवृत्ति हेतु आवश्यक 
नोटिस के बदले में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि के भुगतान का निर्णय गृह मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश 
सं0-30012 / 19/ 2016-IPS.II , दिनांक 18.07.2018 द्वारा संसूचित किया गया है । 

2. केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अमिताभ कुमार दास , भा 0 पु0 से0 (1994), पुलिस 
अधीक्षक - सह - सहायक नागरिक सुरक्षा आयुक्त , बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से समयपूर्व 
सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है । 

श्री दास को अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु - सह - सेवान्त लाभ) नियमावली, 1958 के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में 
सेवान्त लाभ अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


4 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


सं 0 1 / एम0-1-150 / 2010-580 


सेवा में 

महालेखाकार, 
बिहार , पटना । 

पटना, दिनांक 24 सितम्बर 2018 
विषय - पूँजीगत व्यय ( पूर्व में राज्य योजना) मद के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-29, दिनांक 21.01.2010 द्वारा सृजित अस्थायी पदों, जिसे समय - समय पर अवधि 
विस्तार किया जाता रहा है, को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय ( पूर्व में गैर योजना) मद में हस्तांतरित करते हुए पदों के 
स्थायीकरण की स्वीकृति के संबंध में । 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0-29 , दिनांक 21.01.2010 द्वारा लोक स्वास्थ्य 
अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित 
योजनाओं का सूत्रीकरण , निरूपण एवं क्रियान्वयन हेतु 01 (एक ) असैनिक क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, 01 ( एक ) असैनिक अधीक्षण 
अभियंता (मोनिटरिंग ), 01 ( एक ) असैनिक अधीक्षण अभियंता (रूपांकण ), 02 ( दो ) असैनिक कार्य अंचल, 01 (एक ) असैनिक 
परियोजना अंचल , 05 (पाँच ) असैनिक कार्य प्रमंडल , 05 (पाँच ) असैनिक परियोजना प्रमंडल , 01 ( एक ) असैनिक रूपांकण एवं 
योजना प्रमंडल एवं 01 (एक ) असैनिक कार्यपालक अभियंता ( मोनिटरिंग ) के पद अनुषांगिक पदों के साथ का राज्य योजना 
मद के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु अस्थायी पदों का सृजन किया गया था । 

2. तत्पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-126, दिनांक 28.02.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11, स्वीकृत्यादेश 
सं0-306 , दिनांक 10.06.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 , स्वीकृत्यादेश सं0-156, दिनांक 30.05.2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 
2012-13, स्वीकृत्यादेश सं0-206, दिनांक 03.05.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, स्वीकृत्यादेश सं0-279, दिनांक 
11.06.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 , स्वीकृत्यादेश सं0-321 , दिनांक 22.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16, स्वीकृत्यादेश 
सं0-439 , दिनांक 09.06.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17, स्वीकृत्यादेश सं0-359, दिनांक 06.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 
2017-18 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-405, दिनांक 13.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त सृजित अस्थायी पदों का 
अवधि विस्तार पूँजीगत व्यय ( पूर्व में राज्य योजना) मद में किया गया है । 

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय / अंचलों / प्रमंडलों एवं मुख्यालय के अधीन अस्थायी रूप से सृजित पद वर्षों 
से सृजित है एवं इसके विरूद्ध पदाधिकारी / कर्मचारी कार्यरत है तथा इनकी आवश्यकता अभी बनी हुई है एवं भविष्य में भी 
अनिश्चित काल तक बने रहने की पूर्ण संभावना है । 

अतएव संलग्न अनुसूची -1 एवं परिशिष्ट- I से X में उल्लेखित कार्यालयों एवं पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 
( पूर्व में गैर योजना) मद में हस्तांतरित करते हुए उक्त कार्यालयों एवं पदों को स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उपर्युक्त मुख्यालयों / क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय / अंचलों / प्रमंडलों के अधीन सृजित पदों एवं ईकाइयों पर होने 
वाले व्यय की विवरणी संलग्न परिशिष्ट- XI है । पूँजीगत व्यय (पूर्व में राज्य योजना) मद में सृजित उक्त पदों अनुषांगिक 
पदों सहित को स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय ( पूर्व में गैर योजना) मद में हस्तांतरण के उपरांत स्थायीकरण पर वर्ष 2018-19 में 
कुल - रु 0 42,61,01306 / - (बैयालिस करोड़ इकसठ लाख एक हजार तीन सौ छ: रूपये ) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय 
( परिशिष्ट-I से XI) होने की संभावना है । उपर्युक्त स्थायीकरण के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति , प्रशासी पदवर्ग समिति एवं 
राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


5 


। 


5. इन पदों पर होने वाले व्यय शीर्ष -2215 जल पूर्ति एवं सफाई -01 जल पूर्ति -102, ग्रामीण जल पूर्ति 
योजना -0001, ग्रामीण जल पूर्ति योजना शीर्ष के अंतर्गत विकलित होगा । इसका विपत्र कोड सं0-36-2215011020001 है 
अनु ० - यथोपरी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन कुमार , संयुक्त सचिव । 

अनुसूची-1 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीनस्थ स्थायी स्थापनाओं को उनके मुख्यालय के साथ सूची 
स्थायी कार्यालय का नाम 

कार्यालय जहाँ अवस्थित है 


क्र 0 सं 0 


1 


2 


3 


1 


2 


पटना 


3 


क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ पूर्णियाँ 
प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ 
अधीक्षण अभियंता ( मो ०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना 
अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल सं0-4, पटना 
अधीक्षण अभियंता, परियोजना अंचल, पटना 
अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , बेगुसराय एवं सासाराम बेगुसराय, सासाराम 
कार्यपालक अभियंता ( मो 0 कोषांग), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), | पटना 


पटना 


4 


पटना 


5 


6 


पटना 


7 


कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल , शिवहर , लखीसराय, 
किशनगंज एवं सुपौल 
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0-10 , 


अरवल , शिवहर, लखीसराय, 
किशनगंज, सुपौल 


8 


पटना 


पटना 


9 


कार्यपालक अभियंता, परियोजना प्रमंडल सं0-1, 2, 3, 4 एवं 5 


पटना 


नवीन कुमार , 


1 

1 


1 


संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट- | 
मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की 

व्यय विवरणी : 
क्र ० कार्यालय का नाम पद का नाम स्वीकृत 

वेतनमान 

औसत वेतन 
सं 0 

पदों की 

संख्या 
2 

3 4 5 

6 
मुख्य अभियंता का कार्यालय, मुख्य अभियंता 

131100-216600 

176200 
पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णियां 

(Leval- 13A ) 
2 अधीक्षण अभियंता के स्तर 

118500-214100 

169000 
के प्रावैधिक सचिव 

(Leval - 13 ) 
3 सहायक अभियंता 

53100-167800 

111100 

(Leval- 9 ) 
4 

कनीय अभियंता 

2 35400-112400 

74300 

(Leval - 6 ) 
5 प्रशाखा पदाधिकारी 

53100-167800 

111100 
(Leval- 9 ) 


1 


1 


1 


6 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


6 


निम्नवर्गीय लिपिक 


3 


41800 


7 


उच्च वर्गीय लिपिक 


2 


53500 


9 


आशुलिपिक / आशुटंकक 


2 


53500 


19900-63200 

(Leval- 2 ) 
25500-81100 

(Leval - 4 ) 
25500-81100 

(Leval - 4 ) 
44900-142400 

(Leval- 7 ) 
18000-56900 

(Leval- 1 ) 


10 


निजी सहायक 


1 


94100 


11 


परिचारी 


4 


37600 


परिशिष्ट -1 
मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की 

व्यय विवरणी : 
मंहगाई भत्ता 
क्र ० मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता | परिवहन भत्ता प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वार्षिक 

कुल 
सं ० 

मासिक व्यय वर्षिक व्यय 

व्यय 
5 % 

8 % 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 

1 


8810 


14096 


1000 


200106| 


2401272 


2401272| 


2 


8450 


13520 


1000 


191970/ 


23036401 


2303640 / 


3 


5523 


8888 


1000 


126511 


1518132| 


1518132 


4 


3715 


5944 


1000 


84959/ 


10195081 


2039016/ 


5 


5523 


8888 


1000 


126511 


15181321 


15181321 


6 


2090 


3344 


1000 


48234| 


578808| 


1736424 


7 


2675 


4280 


1000 


61455/ 


737460/ 


14749201 


9 


2675 


4280 


1000 


61455/ 


737460 / 


1474920/ 


10 


4705 


7528 


1000 


107333| 


12879961 


12879961 


11 


1880 


3008 


1000 


43488 


521856 


2087424/ 


वार्षिक व्यय की कुल राशि 17841876/ 
( एक करोड़ अठहतर लाख इकतालिस हजार आठ सौ 

छिहतर रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


7 


परिशिष्ट-|| 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अंतर्गत अधीक्षण अभियंता ( मोनिटरिंग), मुख्यालय, पटना के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु 

प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
कार्यालय का 

वेतनमान 

औसत वेतन 
क्र 0 

मंहगाई भत्ता 
पद का नाम 
सं ० नाम की संख्या 

5 % 
3 

5 


स्वीकृत पदों 


1 


2 


4 


6 


7 


1 


169000 


8450 


अधीक्षण 
अभियंता 


118500-214100 

( Leval- 13 ) 


अधीक्षण 

अभियंता 
( मोनिटरिंग), 
मुख्यालय, 
पटना 


2 


1 


142100 


7105 


67700-208700 
( Leval- 11 ) 


कार्यपालक 
अभियंता स्तर 
के तकनीकी 
सलाहकार 
आशुलिपिक / 
आशुटंकक 


3 


53500 


2675 


25500-81100 
( Leval - 4 ) 


4 परिचारी 

2 18000-56900 

37600 

1880 
( Leval- 1 ) 

परिशिष्ट-|| 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (मोनिटरिंग), मुख्यालय, पटना के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु 

प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० मकान भत्ता 

चिकित्सा भत्ता परिवहन भत्ता 

प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक व्यय 
सं ० 16 % 

+ 5 % DA मासिक व्यय 

वर्षिक व्यय 


1 


8 


10 


11 


12 


13 


1 


27040 


1000 


4200 


209690 


2516280 


2516280 


2 


22736 


1000 


4200 


177141 


2125692 


2125692 


3 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


807720 


4 


6016 


1000 


1575 


48071 


576852 


1153704 


6603396 


वार्षिक व्यय की कुल राशि 
(छियासठ लाख तीन हजार तीन सौ छयानवें रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट- III 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजन अंचल सं0–4 , पटना के 

कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० कार्यालय का नाम पद का नाम 

स्वीकृत पदों 

वेतनमान औसत वेतन | मंहगाई भत्ता 
सं 0 की संख्या 

5 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


1 


169000 


8450 


अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण 
लोक स्वास्थ्य रूपांकण | अभियंता 
एवं योजना अंचल कार्यपालक 
सं0-4 

अभियंता स्तर 
के तकनीकी 
सलाहकार 


118500-214100 

( Leval - 13 ) 
67700-208700 

(Leval-11 ) 


2 


1 


142100 


7105 


8 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


3 


2 


111100 


5523 


सहायक 
अभियंता 


4 


कनीय अभियंता 


4 


74300 


3715 


53100-167800 

( Leval - 9 ) 
35400-112400 

(Leval - 6 ) 
25500-81100 

(Leval- 4 ) 
18000-56900 

(Leval- 1 ) 


5 


53500 


अशुलिपिक / 
अशुटंकक 
परिचारी 


2675 


8 


2 


37600 


1880 


परिशिष्ट- III 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजन अंचल सं0–4, पटना के 

कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
मकान भत्ता 
क्र ० 

चिकित्सा भत्ता परिवहन भत्ता + 

प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक व्यय 
16 % 

5 % DA 

मासिक व्यय 


सं 0 


वर्षिक व्यय 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


27040 


1000 


4200 


209690 


2516280 


2516280 


2 


22736 


1000 


4200 


177141 


2125692 


2125692 


3 


17776 


1000 


3150 


138549 


1662588 


3325176 


4 


11888 


1000 


1575 


92478 


1109736 


4438944 


5 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


807720 


8 


6016 


1000 


1575 


48071 


576852 


1153704 


14367516 


वार्षिक व्यय की कुल राशि 
( एक करोड़ तैंतालिस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ सोलह रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट-IV 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना अंचल, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० सं ० कार्यालय का नाम पद का नाम 

स्वीकृत पदों 

वेतनमान औसत वेतन | मंहगाई भत्ता 
की संख्या 

5 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


1 


169000 


8450 


अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता 

लोक स्वास्थ्य 
परियोजना अंचल, 

कार्यपालक अभियंता 
पटना 

स्तर के तकनीकी 
सलाहकार 
कनीय अभियंता 


118500-214100 

(Leval - 13 ) 
67700-208700 

(Leval- 11 ) 


2 


1 


142100 


7105 


3 


2 


74300 


3715 


35400-112400 

(Leval - 6 ) 
19900-63200 

(Leval - 2 ) 


4 


निम्न वर्गीय लिपिक 


2 


41800 


2090 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


9 


5 


1 


53500 


2675 


आशुलिपिक / 
आशुटंकक 
उच्च वर्गीय लिपिक 


6 


3 


53500 


2675 


25500-81100 

(Leval- 4 ) 
25500-81100 

(Leval - 4 ) 
18000-56900 

(Leval- 1 ) 


7 


परिचारी 


3 


37600 


1880 


परिशिष्ट-IV 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना अंचल, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता 

परिवहन भत्ता + प्रति व्यक्ति मासिक प्रति व्यक्ति 
16 % 

5 % DA व्यय 

व्यय 


क्र ० सं ० 


कुल वार्षिक 


वर्षिक व्यय 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


27040 


1000 


42001 


209690 


2516280 


2516280 


2 


22736 


1000 


42001 


177141 


2125692 


2125692 


3 


11888 


1000 


1575/ 


92478| 


11097361 


2219472 


4 


6688 


1000 


1575 


53153 


637836 


1275672 


5 


8560 


1000 


1575 


673101 


807720 


807720 


6 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


2423160 


7 


6016 


1000 


1575/ 


48071 


576852| 


1730556 


वार्षिक व्यय की 

कुल 

राशि 


13098552 


( एक करोड़ तीस लाख अनठानवें हजार पाँच सौ बावन रूपये) मात्र 


नवीन कुमार , 


संयुक्त सचिव 


। 


1 


परिशिष्ट- V 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , बेगुसराय एवं सासाराम के 

कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० सं ० कार्यालय का नाम पद का नाम 

स्वीकृत पदों की वेतनमान औसत वेतन | मंहगाई भत्ता 
संख्या 

5 % 
( एक अंचल के 

लिए) 
2 3 

4 5 

6 

7 
अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता 

118500-214100 169000 

8450 
लोक स्वास्थ्य 

(Leval - 13 ) 
अभियंत्रण अंचल, 
2 कार्यपालक अभियंता स्तर 

67700-208700 142100 

7105 
बेगुसराय एवं 
के तकनीकी सलाहकार 

(Leval - 11 ) 
सासाराम 
3 कनीय अभियंता 

2 35400-112400 74300 

3715 

( Leval - 6 ) 
4 निम्न वर्गीय लिपिक 

2 19900-63200 41800 

2090 
(Leval- 2 ) 


1 


1 


1 


10 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


1 


7 


5 आशुलिपिक / आशुटंकक 

25500-81100 53500 

2675 

(Leval- 4 ) 
6 उच्च वर्गीय लिपिक 

3 25500-81100 53500 

2675 

(Leval - 4 ) 
परिचारी 

3 18000-56900 37600 

1880 
(Leval - 1 ) 

परिशिष्ट- V 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल , बेगुसराय एवं सासाराम के 

कार्यालय का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता 

परिवहन भत्ता प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 
8 % 

मासिक व्यय वर्षिक व्यय 

व्यय 
8 

10 11 12 

13 


क्र 0 सं 0 


कुल वार्षिक 


1 


9 


1 


13520 


1000 


191970 


2303640/ 


2303640/ 


2 


11368 


1000 


161573 


19388761 


1938876/ 


3 


5944 


1000 


84959 


1019508| 


2039016/ 


4 


3344 


1000 


48234 


578808| 


1157616/ 


5 


4280 


1000 


61455/ 


737460/ 


737460/ 


6 


4280 


1000 


61455 


737460 / 


2212380/ 


7 


3008 


1000 


43488/ 


521856 


1565568 | 


एक कार्य अंचल कार्यालय के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि 


11954556 


02 ( दो ) कार्य अचंल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि- 11954556 X 2 = 23909112 

( दो करोड़ उनचालीस लाख नौ हजार एक सौ बारह रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 


परिशिष्ट- VI 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता (मोनिटरिंग कोषांग ), मुख्यालय, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 


पद का नाम 


वेतनमान 


क्र 0 
सं ० 


कार्यालय का 

नाम 


स्वीकृत 
पदों की 
संख्या 


औसत वेतन | मंहगाई भत्ता 

5 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


कार्यपालक अभियंता 


1 


142100 


7105 


कार्यपालक 

अभियंता 
( मोनिटरिंग 

कोषांग), 
मुख्यालय , पटना 


2 


सहायक अभियंता 


2 


111100 


5523 


67700-208700 

( Leval - 11 ) 
53100-167800 

( Leval - 9 ) 
35400-112400 

( Leval- 6 ) 
25500-81100 

(Leval - 4 ) 


3 


कनीय अभियंता 


2 


74300 


3715 


4 


1 


53500 


2675 


आशुलिपिक / 
आशुटंकक 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


11 


5 


परिचारी 


1 


37600 


1880 


18000-56900 

( Leval- 1 ) 


परिशिष्ट- VI 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता (मोनिटरिंग कोषांग), मुख्यालय, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र 0 मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता परिवहन भत्ता + 

प्रति व्यक्ति 

प्रति व्यक्ति 
सं ० 

5 % DA मासिक व्यय 

वर्षिक व्यय 
16 % 

व्यय 


कुल वार्षिक 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


22736 


1000 


4200 


177141 


2125692 


2125692 


2 


17776 


1000 


3150 


138549 


1662588 


3325176 


3 


11888 


1000 


1575 


92478 


1109736 


2219472 


4 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


807720 


5 


6016 


1000 


1575 


48071 


576852 


576852 


9054912 


वार्षिक व्यय की कुल राशि 
( नब्बे लाख चौवन हजार नौ सौ बारह रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट- VII 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल , अरवल एवं शिवहर के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु 

प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० कार्यालय का पद का नाम स्वीकृत पदों की 

वेतनमान 

औसत मंहगाई 
सं ० नाम संख्या 

वेतन भत्ता 
( एक प्रमंडल के 

5 % 
लिए ) 
3 4 

7 


1 


2 


5 


6 


1 


1 


142100 


7105 


2 


कार्यपालक कार्यपालक 
अभियंता, लोक | अभियंता 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
अरवल एवं 

सहायक अभियंता 
शिवहर 

कनीय अभियंता 


3 


111100 


5523 


3 


9 


74300 


3715 


4 


1 


74300 


3715 


प्रमंडलीय लेखा 
पदाधिकारी 


67700-208700 

( Leval - 11 ) 
53100-167800 

( Leval- 9 ) 
35400-112400 

( Leval - 6 ) 
35400-112400 

( Leval- 6 ) 
35400-112400 

(Leval-6 ) 
25500-81100 

( Leval- 4 ) 
25500-81100 

( Leval - 4 ) 


5 


प्रधान लिपिक 


1 


74300 


3715 


6 


3 


53500 


2675 


आशुलिपिक / 
आशुटंकक 
उच्चवर्गीय लिपिक 


7 


6 


53500 


2675 


12 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


8 


1 


6 


10 


परिचारी (कोष 

18000-56900 37600 1880 
रक्षक ) 

( Leval- 1 ) 
9 परिचारी 

18000-56900 37600 

1880 

( Leval - 1 ) 
परिचारी 

3 

18000-56900 37600 1880 
( चौकीदार ) 

( Leval - 1 ) 

परिशिष्ट- VII 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल एवं शिवहर के कार्यालय का स्थायीकरण हेतु 

प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० मकान भत्ता चिकित्सा परिवहन प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्षिक कुल वार्षिक व्यय 
सं 0 6 % 

भत्ता भत्ता मासिक व्यय 

व्यय 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


8526 


1000 


158731 


1904772 


1904772 


2 


6666 


1000 


124289 


1491468 


4474404 


3 


4458 


1000 


83473 


1001676 


9015084 


4 


4458 


1000 


83473 


1001676 


1001676 


5 


4458 


1000 


83473 


1001676 


1001676 


6 


3210 


1000 


60385 


724620 


2173860 


7 


3210 


1000 


60385 


724620 


4347720 


8 


2256 


1000 


42736 


512832 


512832 


9 


2256 


1000 


42736 


512832 


3076992 


10 


2256 


1000 


42736 


512832 


1538496 


एक कार्य प्रमंडल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि 


29047512 


02 ( दो ) कार्य प्रमंडल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि- 29047512 X 2 = 


58095024 


(पाँच करोड़ अस्सी लाख पंचानवें हजार चौबीस रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 


परिशिष्ट- VIII 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय, किशनगंज एवं सुपौल के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र ० कार्यालय का नाम पद का नाम स्वीकृत पदों की वेतनमान औसत मंहगाई भत्ता 
सं ० संख्या ( एक प्रमंडल 

वेतन 

5 % 
के लिए ) 
2 3 4 5 

7 


1 


6 


1 


1 


7105 


67700-208700 / 142100 

(Leval- 11 ) 


कार्यपालक कार्यपालक 
अभियंता, लोक अभियंता 
स्वास्थ्य प्रमंडल, 
लखीसराय , 

सहायक अभियंता 
किशनगंज एवं 


2 


3 


5523 


53100-167800 / 111100 

(Leval - 9 ) 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


13 


3 


सुपौल 


कनीय अभियंता 


9 


74300 


3715 


35400-112400 

(Leval - 6 ) 


4 


1 


74300 


3715 


प्रमंडलीय लेखा 
पदाधिकारी 


5 


प्रधान लिपिक 


1 


74300 


3715 


6 


35400-112400 

(Leval- 6 ) 
35400-112400 

(Leval - 6 ) 
25500-81100 

( Leval- 4 ) 
25500-81100 

(Leval- 4 ) 


3 


53500 


आशलिपिक / 
आशुटंकक 


2675 


7 


उच्चवर्गीय लिपिक 


6 


53500 


2675 


8 


1 


37600 


1880 


परिचारी ( कोष 
रक्षक ) 
परिचारी 


9 


6 


37600 


1880 


18000-56900 

(Leval- 1 ) 
18000-56900 

(Leval- 1 ) 
18000-56900 

(Leval - 1 ) 


10 


परिचारी ( चौकीदार) 


3 


37600 


1880 


परिशिष्ट- VIII 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय, किशनगंज एवं सुपौल के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
चिकित्सा भत्ता परिवहन भत्ता 

प्रति व्यक्ति 
मकान भत्ता 

प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक व्यय 
क्र ० 
सं ० 

मासिक व्यय 

वर्षिक व्यय 


8 % 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


11368 


1000 


161573/ 


1938876 


1938876/ 


2 


8888 


1000 


126511 


1518132| 


45543961 


3 


5944 


1000 


84959 


1019508/ 


9175572| 


4 


5944 


1000 


84959 


10195081 


10195081 


5 


5944 


1000 


84959 


1019508 


1019508| 


6 


4280 


1000 


61455 


737460/ 


2212380/ 


7 


4280 


1000 


61455 


737460 / 


44247601 


8 


3008 


1000 


434881 


521856 


521856I 


9 


3008 


1000 


43488 


521856 


31311361 


10 


3008 


1000 


434881 


521856| 


15655681 


295635601 


एक कार्य प्रमंडल, के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि 
03 (तीन) कार्य प्रमंडल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि -29563560 X 3 = 


886906801 


( आठ करोड़ छयासी लाख नन्बें हजार छ: सौ अस्सी रूपये ) मात्र 


नवीन कुमार , 


संयुक्त सचिव । 


14 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


परिशिष्ट- IX 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0-10, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र 0 कार्यालय का नाम पद का नाम पद की वेतनमान 

औसत 

मंहगाई भत्ता 
सं ० 

संख्या 

वेतन 

5 % 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


1 


142100 


7105 


रूपांकण प्रमंडल सं0-10, | कार्यपालक 
पटना 

अभियंता 


2 


2 


111100 


5523 


सहायक 
अभियंता 


67700-208700 

( Leval - 11 ) 
53100-167800 

(Leval- 9 ) 
35400-112400 

( Leval - 6 ) 
25500-81100 

( Leval - 4 ) 


3 


3 


74300 


3715 


कनीय 
अभियंता 
आशुलिपिक / 
आशुटंकक 


4 


2 


53500 


2675 


5 


1 


उच्चवर्गीय 25500-81100 53500 

2675 
लिपिक 

( Leval- 4 ) 
6 

परिचारी 2 18000-56900 37600 

1880 
( Leval - 1 ) 

परिशिष्ट-IX 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल सं0-10, पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
क्र 0 मकान भत्ता चिकित्सा भत्ता 

परिवहन प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति | कुल वार्षिक व्यय 
सं ० 16 % 

भत्ता + 5 % 

मासिक व्यय वर्षिक व्यय 
DA 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


22736 


1000 


4200 


177141 


2125692 


2125692 


2 


17776 


1000 


3150 


138549 


1662588 


3325176 


3 


11888 


1000 


1575 


92478 


1109736 


3329208 


4 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


1615440 


5 


8560 


1000 


1575 


67310 


807720 


807720 


6 


6016 


1000 


1575 


48071 


576852 


1153704 


वार्षिक व्यय की कुल राशि 

12356940 
( एक करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार नौ सौ चालीस रूपये) मात्र 


नवीन कुमार , 


संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


15 


परिशिष्ट- X 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0-1 से 5 तक पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
कार्यालय का 

पद का नाम स्वीकृत पदों की संख्या वेतनमान औसत वेतन मंहगाई भत्ता 
नाम 

( एक प्रमंडल के लिए ) 
2 3 

5 6 

7 


क्र 0 सं 0 


1 


4 


1 


142100 


7105 


2 


कार्यपालक कार्यपालक 
अभियंता, लोक अभियंता 
स्वास्थ्य 

सहायक 
परियोजना 

अभियंता 
प्रमंडल सं0-1 , 
2, 3, 4 एवं 5 कनीय अभियंता 


3 


111100 


5523 


3 


9 


74300 


3715 


67700-208700 

(Leval - 11 ) 
53100-167800 

(Leval - 9 ) 
35400-112400 

(Leval-6 ) 
35400-1124001 

(Leval - 6 ) 
35400-112400 

(Leval - 6 ) 
25500-81100 

(Leval - 4 ) 


4 


1 


74300 


प्रमंडलीय लेखा 
पदाधिकारी 


3715 


5 


प्रधान लिपिक 


1 


74300 


3715 


6 


3 


53500 


2675 


आशलिपिक / 
आशुटंकक 


7 


6 


53500 


2675 


उच्चवर्गीय 
लिपिक 


25500-81100 

(Leval - 4 ) 
18000-56900 

(Leval- 1 ) 


8 


1 


37600 


परिचारी ( कोष 
रक्षक ) 


1880 


9 परिचारी 

6 18000-56900 37600 

1880 

(Leval - 1 ) 
10 परिचारी 

3 18000-56900 37600 

1880 
( चौकीदार ) 

(Leval- 1 ) 

परिशिष्ट- X 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0-1 से 5 तक पटना के कार्यालय का 

स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित पदों की व्यय विवरणी : 
मकान भत्ता 

चिकित्सा भत्ता परिवहन भत्ता + 5 % प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति कुल वार्षिक व्यय 
16 % 

DA मासिक व्यय 

वर्षिक व्यय 


क्र 0 सं 0 


1 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


1 


22736 


1000 


4200 / 


177141 


2125692| 


2125692 


2 


17776 


1000 


3150 


138549 


1662588| 


4987764/ 


3 


11888 


1000 


1575 


92478/ 


11097361 


9987624 


4 


11888 


1000 


1575 


92478 


11097361 


1109736/ 


5 


11888 


1000 


1575 


92478 


1109736 


11097361 


6 


8560 


1000 


1575 


67310/ 


807720 / 


24231601 


7 


8560 


1000 


1575 


673101 


807720 


48463201 


16 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


8 


6016 


1000 


1575 


48071 


576852| 


576852| 


9 


6016 


1000 


1575/ 


48071 


576852 


3461112| 


10 


6016 


1000 


1575/ 


48071 


576852 


1730556/ 


एक परियोजना प्रमंडल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि 


32358552 


05 (पाँच) परियोजना प्रमंडल के लिए वार्षिक व्यय की कुल राशि -32358552 X5 = 


161792760 


( सोलह करोड़ सत्रह लाख बेरानवे हजार सात सौ साठ रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


कुल कार्यालय 


1 
1 


संयुक्त सचिव । 

परिशिष्ट- XI 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सृजित पदों का स्थायीकरण हेतु प्रस्तावित स्थापनाओं पर अनुमानित 

वार्षिक व्यय विवरणी : 
क्र ० सं ० कार्यालय का नाम 

प्रति कार्यालय 

स्थापना व्यय स्थापना व्यय 
2 

3 

4 
01 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियां के कार्यालय पर अनुमानित वार्षिक 17841876 

17841876 
व्यय 
2 01 अधीक्षण अभियंता ( मोनिटरिंग ), मुख्यालय, पटना के कार्यालय पर 

6603396 

6603396 
अनुमानित वार्षिक व्यय 
3 01 अधीक्षण अभियंता, रूपांकण अंचल सं0-4 के कार्यालय पर 

14367516 

14367516 
अनुमानित वार्षिक व्यय 
4 01 अधीक्षण अभियंता, परियोजना कार्य अंचल , पटना के कार्यालयं पर 

13098552 

13098552 
अनुमानित वार्षिक व्यय 
5 02 अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, बेगुसराय एवं सासाराम के कार्यालय 11954556 

23909112 
पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
6 01 कार्यपालक अभियंता (मोनिटरिंग कोषांग ), मुख्यालय , पटना के 

9054912 

9054912 
कार्यालय पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
7 02 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल , अरवल एवं शिवहर के कार्यालय 29047512 

58095024 
पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
8 03 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, लखीसराय , किशनगंज एवं 

29563560 

88690680 
सुपौल के कार्यालय पर अनुमानित वार्षिक व्यय 
9 01 कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0-10 , के कार्यालय पर 

12356940 

12356940 
अनुमानित वार्षिक व्यय 
10 05 कार्यपालक अभियंता, परियोजना प्रमंडल सं0-1, 2, 3, 4 एवं 5 तक 32358552 161792760 
के कार्यालय पर अनुमानित वार्षिक व्यय 

405810768 


कुल योग 


उपर्युक्त स्थापनाओं के लिए यात्रा भत्ता , टेलीफोन , मकान किराया, वर्दी, मोटरगाड़ी एवं कार्यालय 

आकस्मिकता आदि पर व्यय @ 5 % 


20290538 


कुल योग 


426101306 


(बैयालिस करोड़ इकसठ लाख एक हजार तीन सौ छ: रूपये) मात्र 


नवीन कुमार, 


संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


17 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र) 

28 सितम्बर 2018 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ. - 8576--विभागीय अधिसूचना संख्या -8541, दिनांक 28.09.2018 में 
अधोहस्ताक्षरी का पदनाम “ सरकार के संयुक्त सचिव " के स्थान पर टंकण भूलवश " सरकार के अपर सचिव अंकित हो गया 
है । अतः तद्नुसार शुद्ध पढ़ा एवं समझा जाय । उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


18 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


भाग - 9 - ख 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1355—1, B. K. Bihari Singh S / O Sri Bhagwan Singh R / O Village- Budhaila Post - 
Parmanpur P.S.- Nawanagar Dist - Buxar declare vide Affd no - 1348 Dated 26.03.2018 that now 
I shall be known as Banke Bihari Singh . 

B.K. Bihari Singh . 


सं 0 1358 -- मैं पंकज कुमार, पिता योगेन्द्र प्रसाद सिंह, साकिन स्थायी पता - ग्राम खिड्डी, थाना + पो 0 - रजौन, 
जिला - बांका, वर्तमान पता - मुहल्ला - मसाकचक , ( फ्लैट नं0-201 निर्भय बिहार अपार्टमेंट, सतीश सरकार लेन ) थाना - आदमपुर 
जिला - भागलपुर शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं अपने नाम से साथ उपनाम “मनस्वी जोड़ा हूं । अब मैं पंकज कुमार 
मनस्वी के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा । शपथ पत्र सं 0 4712 दिनांक 27.06.2018 | 

पंकज कुमार । 
No. 1358 - I Pankaj Kumar, S / o - Yogendra Prasad Singh, Native of Vill - Khiddi, 
P.O. + P.S.- Rajoun, Dist - Banka declared vide Affidavit no . 4712 dated 27.06.2018 that I have 
added surname Manaswi in my name Pankaj Kumar now I will be known as Pankaj Kumar 
Manaswi. 

Pankaj Kumar. 


No. 1359 — I MAXI CROSON S / O- Brij Nandan Prasad Address - Civil Court, Sikarahana 
at Dhaka , Po & Ps- Dhaka , East Champaran (Motihari) have changed my name from MAXI 
CROSON( Old Name) to MAX CROSON ( New Name ) Affidavit No. 369 , Dated 29.06.2018 . 

MAXI CROSON . 


No. 1360— 1, MRIGANK, S / o Satya Narayan Choubey Vill – Bhakhawan , P.O.- Basudhar, P.S. 
Sikraul, Distt. - Buxar , Bihar vide Affidavit no . 1510 dated 16.08.2018 have changed my name Mrigank 
Choubey for all purposes . 

MRIGANK . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 


19 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


सं ० अ ० स ० क०-01-23 / 2018--1629 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


संकल्प 

1 अक्तूबर 2018 
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान के पदस्थापन काल में श्री जटाशंकर पाण्डेय अल्पसंख्यक 
कल्याण सेवा ( वरीयता क्रमांक -156 / 13) को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 15.03.2018 को रु 0 10,000/ - ( दस हजार) 
रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या -10 / 2018 दिनांक 15.03. 
2018 धारा 07/13(2) सह – पठित धारा 13(1)( डी) भ्र० नि ० अधि० 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग ( अन्वेषण ब्यूरो) 
बिहार , पटना के पत्रांक -1298 दिनांक 12.04.2018 एवं पत्रांक -1417 दिनांक 18.04.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी । 

विभागीय संकल्प ज्ञापांक -216 दिनांक 27.04.2018 द्वारा दिनांक 15.03.2018 (न्यायिक हिरासत की तिथि) के प्रभाव 
से अगले आदेश तक के लिए श्री जटाशंकर पाण्डेय को निलंबित किया गया । उक्त के आलोक में विभागीय अनुशासनिक 
प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र क की प्रति संलग्न करते हुए श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इस क्रम 
में श्री पाण्डेय का स्पष्टीकरण अधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के पत्रांक -3322 दिनांक 05.07.2018 
के द्वारा दिनांक 09.07.2018 को प्राप्त हुआ , जिसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत् फँसाये जाने का उल्लेख करते हुए कतिपय साक्ष्य 
भी समर्पित किया । आरोप, प्रपत्र क (चार भाग ) एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त इस मामले में वृहद जाँच की 
आवश्यकता पायी गयी । 
2. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री जटाशंकर पाण्डेय , अल्पसंख्यक कल्याण सेवा ( वरीयता 
क्रमांक -156 / 13) के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की वृहद् जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली -2005 के नियम -17(2 ) में विहित रीति से करायी जाय । विभागीय जाँच आयुक्त से जाँच कराने के प्रस्ताव पर 
मुख्य सचिव, बिहार की सहमति प्राप्त है । इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी , विभागीय जाँच आयुक्त एवं 
उपस्थापन / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी , जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे । 

श्री पाण्डेय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा भी संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मो ० एस ० आई० फैसल , विशेष सचिव । 


:: 


जाँच पत्र 


1 . 


क्या आरोप पत्र, विहित प्रपत्र में एवं सही ढंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक 
आरोप सुस्पष्ट है ? क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली, 2005 के नियम -17 के उपनियम (3) का अनुपालन किया गया है ? 


हाँ 


20 


2 . 


ho 


3 . 


4 . 


5 . 


बिहार गजट , 10 अक्तूबर 2018 
क्या उक्त निमावली के नियम -17 के उपनियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार 
पदाधिकारी को आरोप - पत्र की एक प्रति , लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं 
साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ? 
क्या उक्त नियमावली के नियम -17 के उपनियम (4) के अनुसार बचाव का लिखित 
अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ? 

हाँ ( छायाप्रति संलग्न ) 
क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की 

हाँ 
गयी है, और समीक्षोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया है ? 
क्या उक्त नियमावली के नियम -17 के उपनियम (6) के अनुसार वांछित कागजात हाँ ( छायाप्रति संलग्न ) 
संकल्प के साथ मूल रूप में सलंग्न किये गये हैं ? 
क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी 

हाँ 
प्रासंगिक नियम का संदर्भ संकल्प में किया गया है । 
क्या विभागीय जाँच आयुक्त से जाँच कराने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति 
प्राप्त है और संकल्प में इस आशय का उल्लेख किया गया है ? 

मुख्य सचिव का 

अनुमोदन प्राप्त है । 
क्या संकल्प पर हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व अपेक्षाओं की जाँच 
करा ली है और वे सन्तुष्ट हैं ? 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर 


6 . 


7 . 


हाँ . 


। 


8 . 


हाँ 


सं 0 कारा / नि 0 को ० ( अधी ) -01-04 / 2018--7104 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 

5 अक्तूबर 2018 
चूँकि बिहार - राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजीव कुमार, काराधीक्षक , मंडल कारा, सासाराम 
के द्वारा सजावार बंदी बिपुंजय कुमार सिंह की सजा अवधि पूर्ण किये बिना दिनांक 01.12.2017 को कारा से गलत मुक्ति 
करने एवं दिनांक 14.12.2017 को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये पुनः उक्त बंदी को कारा में वापस लेने की जानकारी 
विभाग को विलंब से देने की घटना में उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक -2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए अपने 
कर्तव्य के निर्वह्न में गंभीर लापरवाही बरती गई है जिस कारण बंदी की गलत कारा मुक्ति की उक्त घटना घटित हुई । 

श्री कुमार का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र 
में वर्णित है । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री संजीव कुमार , काराधीक्षक , मंडल कारा, सासाराम के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 
क में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत 
प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय । 

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 17 ( 2) के तहत अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच, समाहरणालय, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री संजय 
कुमार चौधरी, सहायक कारा महानिरीक्षक ( क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त 
किया जाता है । 

4. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य ( गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनि कुमार, उप - सचिव - सह - उप निदेशक (प्र० ) । 


PER JUIC , 10 37694er 2018 


21 


VIGILANCE DEPARTMENT 

BIHAR , PATNA 
FORM No. 1 


DECLARATION 

The 4th October 2018 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha ( Vi.Nya.)- 01 /2018-3793 ---WHEREAS, It is alleged that Sri Lalan 
Kumar, S /o Hiralal Rajak , the then Assistant Engineer, Regional Laboratory , RWD , 
Bhagalpur ( Suspended ) Mohallah - Baskothi Christian Colony , Gate No. - 94 , Digha , P.S. - 
Digha , Distt. - Patna , while holding the post of Sri Lalan Kumar, S / o Hiralal Rajak , the then 
Assistant Engineer, Regional Laboratory, RWD, Bhagalpur (Suspended ) and serving in 
different capacities in the State of Bihar , committed an offence of under clause (e) of sub -section 
( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act , 1988 and that the matter is being 
investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 45/2016 dated 
25.04.2016 . 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of Sri Lalan Kumar , 
S /o Hiralal Rajak , the then Assistant Engineer, Regional Laboratory, RWD, Bhagalpur 
(Suspended ) who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income 
by resorting to corruptmeans. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said 
offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the 
Special Court Established under sub -section (1 ) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 5 
of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence 
be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009 . 

By order of the Governor of Bihar, 
Sd /-Illegible , Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIT , 29-571 + 10 -socotoj 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


